निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


YON 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 


अग्रहायण 1941 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 1339 ) पटना, बुधवार , 18 दिसम्बर 


2019 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

18 दिसम्बर 2019 
सं ० 3 / एच०-03 / 2019- सा ०प्र०-17269 - खानकाह मुजीबिया, फुलवारीशरीफ के पत्रांक- KMP/ 606/95 /19 
दिनांक -07.12.2019 द्वारा सूचित किया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-03 / एच -03 / 2019-13501 
दिनांक -30.09.2019 द्वारा वर्ष 2020 के लिए अधिसूचित अवकाशों की सूची में हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस 
दिनांक -30 अक्टूबर, 2020 ( शुक्रवार) के स्थान पर दिनांक -30 नवम्बर, 2020 ( शुक्रवार) अंकित है । 

2. अतः सम्यक् विचारोपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या- 03 / एच -03 / 2019-13501 
दिनांक -30.09.2019 द्वारा राज्य सरकार के कार्यालयों एवं न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालयों के लिए कार्यपालक आदेश के तहत 
घोषित अवकाश से संबंधित अनुसूची -1 का क्रमांक -15 निम्नरूप में संशोधित एवं प्रतिस्थापित किया जाता है 
पर्व / अवसर / अवकाश 

अवकाश के 

ग्रेगेरियन कैलेन्डर शाके तिथि / 
क्रमांक दिनों की 

सप्ताह के 
का नाम 

के अनुसार 

हिजरी तारीख 
संख्या 

दिन 
हज़रत मोहम्मद साहब 

12 रबीउल औव्वल 
15. 
का जन्म दिवस 

30 अक्टूबर, 2020 1442 हिजरी 

शुक्रवार 
3. उपर्युक्त अधिसूचना संख्या -03 / एच -03 / 2019-13501 दिनांक -30.09.2019 का शेष अंश यथावत् रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राम शंकर, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


तिथि 


1 दिन 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1339-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


